PARTI ] 


HARYANA GOVT GAZ ., JULY 17, 1984 (ASADHA 26, 1906 SAKA ) 


791 


- 


श्रम तथा रोजगार विभाग 

दिनांक 9 जुलाई, 1984 
संख्या 10(15)82-5.श्रम. --कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का केन्द्रीय अधिनियम 34 ) की धारा I की 
उप -धारा ( 5) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
हरियाणा के राज्यपाल , कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित अनुसूची में 
उल्लिखित स्थापनाओं के वर्गों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से छ: मास के बाद , उक्त अधिनियम के उपबंध लागू 
करने के इरादे को नोटिस इसके द्वारा देते हैं 

अनुसूची 


कम संख्या 


स्थापना का वर्णन 


लेन जहाँ पर स्थापनाएं 

स्थित हैं 


हदयस्त 


राजस्व ग्राम 
का नाम 


1 


2 


3 


1 . 


26 


31 


( i) किला जफरगढ़ 
(ii) बुढा खेड़ा 

কাঠ 
(जिला जींद में ) 


कोई परिसर और उसकी सीमाएं जहां पूर्ववर्ती 
बारह मास में किसी भी दिन दस अथवा 
दस से अधिक व्यक्ति लेकिन बीस से कम 
व्यक्ति मजदूरी पर नियोजित हों अथवा 
नियोजित रहे थे और जिसके किसी भी भाग 
में 

उत्पादन ( मैन्यूफैक्चरिंग ) प्रक्रिया में 
शक्ति का प्रयोग हो रहा हो अथवा फैक्ट्री 
साधारणतः शक्ति से चलाई जाती हो । 
लेकिन खान अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
35 ) के तहत खाने अथवा रेल रनिंग शेड 
या कोई ऐसी स्थापना शामिल नहीं है जो 
पूर्णतः कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
1948 (1948 का 34 ) की धारा 2 के 
बंड 12 में उल्लिखित किसी एक अथवा 
अधिक उत्पादन प्रक्रिया में लगी हो । 
कोई परिसर और उसकी सीमाएं जहां पूर्ववर्ती 
बारह मास में किसी भी दिन बीस अथवा 
बीस से अधिक व्यक्ति मजदूरी पर नियोजित 
रहे हों अथवा नियोजित . रहे थे और जिसके 
किसी भी भाग में उत्पादन प्रक्रिया में शक्ति 
का प्रयोग नहीं होता है अथवा फैक्ट्री साधारणत : 
बिना शक्ति की सहायता के चलाई जाती है , 
लेकिन खान अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 35 ) के तहत बाने अथवा रेलवे रनिंग 
शैड या कोई ऐसी स्थापना शामिल नहीं है 
जो पूर्णत : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 34) की धारा 2 के 
खंड 12 में उल्लिखित किसी एक - अथवा अधिक 
उत्पादन प्रक्रिया में लगी हो । 


2 . 


26 


31 


(i ) किला जफरगढ़ 
( ii ) बुढा खेड़ा 

लाठेर 
(जिला जींद में ) 


792 


HARYANA GOVT GAZ ., JULY 17, 1984 (ASADHA 26 , 1906 SAKA ) 


[ Part-1 


1 


2 


3 . 


26 


31 


(i ) किला जफरगढ़ 
( ii ) बुढा खेड़ा 

लाठेर 
( जिला जींद में ) 


: 


निम्नलिखित स्थापनाएं जिनमें पूर्ववर्ती बारह 
मास में किसी भी दिन बीस अथवा बीस से 
अधिक व्यक्ति मजदूरी पर नियोजित रहे हों 
अथवा नियोजित रहे थे : 

( i) सिनेमा और पूर्वदर्शन थियेटर 
(ii ) होटल और रेस्तरां । 
(iii ) दुकानें । 
(iv) सड़क मोटर परिवहन स्थापनाएं । 
( v ) श्रमजीवी पत्रकार ( सेवा की शर्ते और 

विविध उपबन्ध ) अधिनियम , 1955 
(1956 का 45 ) की धारा 2 ( ध ) 
में यथा परिभावित 

समाचार -पत्र 
स्थापनाएं । 


- 


एम ० सेठ , 
सचिव , हरियाणा सरकार , 

श्रम तथा रोजगार विभाग । 
कृषि विभाग 

दिनांक 9 जून , 1984 
नं 0 1344/8575.-- पंजाब मण्डी समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ( चुनाव ) नियम, 1961 के नियम 10 द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , देस राज ढींगरा, एच.सी.एस., 
उप - मण्डल अधिकारी ( नागरिक ) , हांसी -कम-प्रधान अधिकारी , मप्डी समिति , हांसी , जिला हिसार इसके द्वारा अधिसूचित करता 
कि सर्वश्री अर्जनदास , पुन श्री गोबिन्द राम , जी . टी . रोड़ , हांसी तथा श्री सतपाल , पुत्र श्री अर्जन दास, मैसर्ज अर्जन दास 
रामचन्द्र, हांसी, क्रमश : उक्त मण्डी समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुने गए हैं । 
इस अधि सूचना को उस मण्डी समिति के नोटिस बोर्ड पर भी लगा दिया गया है । 

देस राज ढींगरा , 

प्रधान अधिकारी , 
उप- मण्डल अधिकारी ( नागरिक ), 

हांसी , 

जिला हिसार । 
AGRICULTURE DEPARTMENT 

The 9th / 10th June, 1984 
No. 1344 /8575. - In exercise of the powers conferred by rule 10 of the Punajb Market 
Committee, Chairman , Vice- Chairman ( Election ) Rules, 1961, I, Des Raj Dhingra , H.C.S., Sub -Divisional 
Officer ( Civil ), Hansi and Presiding Officer , Market Committee, Hansi, District Hissar hereby notify 
that Shri Arjun Dass, son of Shri Gobind Ram , G.T. Road , Hansi and Shri Sat Pal, son of Shri Arjun 
Dass , M /s Arjun Dass- Ram Chander, Hansi , have been elected as Chairman and Vice- Chairman of the 
said committce , respectively . 
The notification has been pasted on the notice board of the said Committee . 

DES RAJ DHINGRA , H.C.S., 
Presiding Officer, Market Committee , 
Hansi and Sub -Divisional Officer ( Civil ), 

Hansi, 


J 


... 


.. 


